निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 524 ) पटना, वृहस्पतिवार , 7 जून 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम र सवानिवृत्त 


अधिसूचना 

5 जून 2018 
सं० 21 / बि . रा. नि . प्रा .- 07- 02 / 2013 सा . प्र. - 7424 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार 
अधिनियम 14, 2008 ) की धारा- 3 की उप धारा-(3 ) एवं ( 4 ) के अंतर्गत , राज्य सरकार श्री गिरीश शंकर, ( सेवानिवृत्त 
भा . प्र. से., 1982 बैच, बिहार) को , बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में , पदभार ग्रहण 
करने की तिथि से, नियुक्त करती है । 

2. श्री गिरीश शंकर, की उक्त पद पर यह नियुक्ति 5 वर्षों या 70 वर्षों की आयु ( जो भी पहले हो ) तक के 
लिए होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 524-571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette . bih .nic. in 


